. 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L. -33004/ 99 


. 
. 
1 


स्यपेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


Manis 


EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप- खण्ड (i) 
PARTII - Section 3 - Sub -section(i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, शुक्रवार , सितम्बर 13, 2002 / भाद्र 22 , 1924 
NEW DELHI, FRIDAY , SEPTEMBER 13 , 2002/BHADRA 22 , 1924 


सं . 424 ] 
No. 424 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 13 सितम्बर , 2002 
सा . का.नि . 645 ( अ). - केन्द्रीय सरकार, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 
10) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इलायची ( अनुज्ञापन और विपणन ) 
नियम, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलायची ( अनुज्ञापन और विपणन ) संशोधन नियम, 2002 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें । 
2. इलायची ( अनुमापन और विपणन) नियम, 1987 में , 

(1) नियम 4 के उपनियम ( 2) और (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम रखे 
जायेंगे, अर्थात् : 

( 2) प्रत्येक आवेदन के साथ - 
( i ) इलायची नीलामी के लिए पांच हजार रुपए की फीस , 
( ii) इलायची ब्यौहार के लिए एक हजार रुपए की फीस, या तो नकद या कोचीन में संदेय 
मसाला बोर्ड के पक्ष में क्रास किए गए डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर द्वारा देय होगी । 
( 3) बोर्ड, यदि इसका आवेदक की उपयुक्तता के बारे में समाधान हो जाता है तो , यथास्थिति , 
प्ररुप ख या प्ररुप सं0 - 1 में अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा " 
( ii ) नियम 5 के स्थान पर,निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात् : 
5. अनुज्ञप्तियों का नवीकरण - (1) कोई व्यक्ति जो नीलामकर्ता या व्यौहारी के रुप में अपनी 

अनुज्ञप्ति का नवीकरण कराना चाहता है उप - नियम (2) यथानिर्दिष्ट फीस के साथ तथा 
प्रारुप क में अपना आवेदन बोर्ड को इस प्रकार प्रस्तुत कर सकेगा कि वह उस वर्ष 
के, जिसमें अनुज्ञप्ति समाप्त होती है, 30 जून या उससे पूर्व बोर्ड के पास पहुंच जाए: 
परन्तु बोर्ड, नीलामकर्ता अनुज्ञप्ति की दशा में , प्रत्येक मास या उसके भाग के विलम्ब के 
लिए 250 रु0 की अतिरिक्त फीस और ब्यौहारी अनुज्ञप्ति की दशा में प्रत्येक मास या 

(1 ) 


2890 GI/ 2002 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEc. 3(1 ] 
इसके भाग के विलंब के लिए 100 रु0 की अतिरिक्त फीस के संदाय पर अनुज्ञप्ति की 
समाप्ति की तारीख तक अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन ग्रहण कर सकेगा | 


( 2) नियम 4 के उप -नियम (2) की मद (i) में निर्दिष्ट किसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के 

लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित रुप में फीस देय होगी जहां किन्हीं ठीक 

तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में ; 
( i ) औसतननीलाम आवर्त एक करोड़ रुपए से अनधिक हो , पांच हजार रुपए ; 


( ii ) औसतन नीलाम आवर्त एक करोड़ रुपए से अधिक किन्तु दस करोड़ रुपए से 

अनधिक हो, दस हजार रुपए ; 
( iii ) औसतन नीलाम आर्वत दस करोड़ रुपए से अधिक हो, पच्चीस हजार रुपए ; 
3. नियम 4 के उप-नियम ( 2) की मद ( ii ) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति के नवीकरण के 

लिए प्रत्येक आवेदन के साथ एक हजार रुपए की फीस होगी ; 
( iii ) प्ररूप क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 


" प्ररूप 


- क 


(नियम 4 (1) नियम 5(1) देखिए) 

इलायची के नीलामकर्ता/ ब्यौहारी के लिए 
अनुज्ञप्ति जारी करने/ अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन 


व्यक्ति का नाम ( स्पष्ट अक्षरों में ) 


पिन 


प्रधान / रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता 
भवन संख्या 
भवन का नाम 
सड़क 
शहर 
राज्य 
टेलीफोन 
मोबाइल 
फैक्स 
ई मेल 


प्रास्थिति 
( कृपया जहां उचित हो, वहां 
सही का निशान लगाएं ) 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


स्वत्वधारिता 
हिन्दु संयुक्त कुटुम्ब 
भागीदारी 
सहकारी सोसाइटी 
अन्य (विनिर्दिष्ट करें) 


प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 
पब्लिक लिमिटेड कंपनी 
( पब्लिक सेक्टर ( केन्द्रीय सरकार)) 
( पब्लिक सेक्टर ( राज्य सरकार) 


जो लागू न हो उसे काट दें | 
आवेदित अनुज्ञप्ति का प्रकार नीलामकर्ता ब्यौहारी 
( कृपया जहां उचित हो वहां 
सही का निशान लगाएं) 
स्वत्वधारी/भागीदारों /निदेशकों के पूरे नाम और स्थायी पते ( जहां अपेक्षित हो वहां 
अतिरिक्त पन्ने संलग्न करें) । 
नाम 
भवन संख्या 
भवन का नाम 
शहर 
राज्य 
टेलीफोन 
मोबाइल 
फैक्स 
ई मेल 
ब्यौरे नीलामकर्ता अनुज्ञप्ति के. आवेदकों द्वारा ही भरे जाएं । 


पिन 


( क) विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण 

( स्वतः अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें) 


जी एस टी 
जारी करने की तारीख 
जारी करने का स्थान 
सी एस टी 
जारी करने की तारीख 
जारी करने का स्थान 
नवीकरण नया 


( ख) 


कृपया उपदर्शित करें कि आवेदन 
विद्यमान अनुज्ञप्ति के नवीकरण के 
लिए है या नई अनुज्ञप्ति के लिए 
( कृपया जहां समुचित हो वहां सही 
का निशान लगाएं) 


( ग) 


यदि नवीकरण के लिए है तो उपदर्शित करे: 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II- -- SEC. 3(61 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


अनुज्ञप्ति सं० ..................... 
जारी करने की तारीख......................... 
नीलामी का स्थान............................................ 
नीलामी की तारीख 
नीलामी का समय 
केवल तभी उत्तर दें जब आवेदन नवीकरण के लिए हो । पूर्ववर्ती तीन वर्षों के 
दौरान नीलाम की गई इलायची की मात्रा और उसका मूल्य 


वर्ष 


नात्रा( मी0ट0में ) 


मूल्य 


( लाख रु0 में ) 


. 


. 


. 


. 


. 


+ ( ड.) प्रवर्ग उपदर्शित करें ( कृपया जहां उचित हो वहां सही का निशान लगाएं ) 

ख 

ग 
( क - औसत आवर्त दस करोड़ रु से अधिक, ख - औसत आवर्त एक से दस करोड़ रु0. तक ग 
औसत आवर्त एक करोड़ रु0 से कम ) 


च. 


रूपए 


विप्रेषित फीस के ब्यौरे 
राशि 
संदाय की पद्धति 
( कृपया जहाँ उचित हो, वहां 
सही का निशान लगाएं ) 


नकद 


डिमांड ड्राफ्ट 


ज, 


. 


तारीख.......... 


. 


.............. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


डिमांड ड्राफ्ट संख्या... 
बैंक का नाम ............ 


. 


झ . 


यदि नयी नीलामकर्ता अनुज्ञप्ति के लिए है तो कृपया उपदर्शित करें : 
नीलामी का स्थान 
नीलामी की तारीख 
नीलामी का समय 
आवृत्ति 
नीलामी के लिए प्रस्तावित स्थान पर उपलब्ध अवसंरचना 
( कृपया जहां उचित हो वहां सही का निशान लगाएं ) 
गोदाम 
गोदाम की क्षमता (मी0 टनमें ) हां 

नहीं 


नहीं 


: 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


L 


__"" 


" 


FFE 


foto 


नीलामी हाल 
नीलामी हाल का क्षेत्रफल 
श्रेणीकरण सुविधा 
तोलन मशीन 
लॉट नमूना प्रदर्शन बोर्ड 
मेज / कुर्सियां 
नीलामी के ब्यौरे प्रदर्शित 
करने वाला बोर्ड 
कंप्यूटर सुविधाएं 
उपलब्ध कामकाज पूंजी 
पूंजी संरचना 
प्राधिकृत पूंजी 
समादत्त पूंजी 

रु० 
ब्यौरे ब्यौहारी अनुज्ञप्ति के आवेदकों द्वारा ही भरे जाएं । 


tu 


. . . . . . . . . . . . 


to 


रु० 


( क ) विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण 

( स्वतः अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें) 


जी एस टी 
जारी करने की तारीख 
जारी करने का स्थान 
सी एस टी 
जारी करने की तारीख 
जारी करने का स्थान 
नवीकरण नयी 


कृपया उपदर्शित करें कि क्या आवेदन 
वर्तमान अनुज्ञप्ति के नवीकरण के 
लिए है या नअनुज्ञप्ति के लिए 
( कृपया जहां समुचित हो वहां सही 
का निशान लगाएं ) 


यदि नवीकरण के लिए है, तो कृपया उपदर्शित करे: 
अनुज्ञप्ति सं0.... 
जारी करने की तारीख......... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इलायची की क्रय और विक्रय की गई मात्रा और मूल्य 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


वर्ष 


मात्रा ( मी0ट0में ) 


मूल्य ( लाख रु0 में ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC .30) ] 


....................... रूपए 


कि 


( ड.) विप्रेषित फीस के ब्यौरे 

राशि 
संदाय की पद्धति 
(कृपया जहाँ उचित हो, वहां 
सही का निशान लगाएं) 


नकद 


डिमांड ड्राफ्ट 


बैंक 


डिमांड ड्राफ्ट संख्या.................... 

तारीख.. 
. ........ 
इलायची के क्रय का स्त्रोत ( कृपया 
जहां उचित हो वहां सही का निशान लगाएं ) 
( ) नीलामकर्ता ( ) उगाने वाला ( ) ब्यौहारी 
भण्डारण सुविधाएं 
गोदाम का पता ...... 


मि 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


. . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(पिन ) 


(ब) 


गोदाम की क्षमता (मी0टन ) 


घोषणा 


मैं / हम घोषणा करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं कि ऊपर दी गयी जानकारी मेरे/ हमारे 
सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और यह कि मैं / हम इलायची 
( अनुज्ञापन और विपणन) नियम, 1987 का तथा कारबार के संचालन के बारे में 
बोर्ड द्वारा समय - समय पर दिए गए किन्हीं अनुदेशों का पालन करूंगा/ करूंगी/ करेंगे 


स्थान-- 


हस्ताक्षर------ - - 


तारीख- - - - - -- - 


नाम --- - - - -- 


पदनाम - --- - - --- - - 


टिप्पण: 
1 . नीलामका या ब्यौहारी के रुप में कारबार के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अलग- अलग 

आवेदन किया जाएगा । 
2. ऐसे आवेदन ग्रहण नहीं किए जाएंगे जिनके साथ विहित फीस संलग्न नहीं है । " 


[ भाग 


- खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( iv ) प्ररुप ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् 


प्ररुप - ख 


(नियम 4 (3 ) देखिए ) 


नीलामकर्ता के रुप में अनुज्ञप्ति 

( अनन्तरणीय ) 


अनुज्ञप्ति सं० .... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


श्री / श्रीमती/मेसर्स .. 

................ को 
नीलामकर्ता के रुप में . 
इलायची का कारबार करने के लिए, इसके नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत किया 
जाता है । 

यह अनुज्ञप्ति 31 अगस्त,................... तक विधिमान्य है । 


प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर 


स्थान : 
तारीखः । 


नीलामकर्ता बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान उस दिन और समय पर नीलामी संचालित करेगा । 
नीलामकर्ता विक्रय के लिए प्रस्तावित इलायची के प्रत्येक ढेर में से 500 ग्राम इलायची 
नमूने के रुप में निकालेगा, उसमें से 350 ग्राम इलायची नीलाम आरम्भ होने से चार घंटे 
पहले नीलामी स्थल पर बोली लगानेवालों को उसकी जांच के लिए अभिदर्शित करेगा और 
एक सूची प्रचालित करेगा जिसमें प्रत्येक ढेर की मात्रा, उसका ग्रामों लीटर में वजन और 
आरक्षित कीमत उपदर्शित होगी । सूची की एक प्रति बोर्ड को भेजी जाएगी । नमूने में से 
100 ग्राम इलायची सबसे ऊंची बोली लगानेवाले को दी जाएगी और अति शेष 50 ग्राम 
किसी विवाद की दशा में , सत्यापन के लिए मुहरबंद पॉलिथीन के थैले में , सात दिन तक 
की अवधि के लिए रखी जाएगी । यथास्थिति , उक्त अवधि की समाप्ति पर या विवाद का 
निपटारा हो जाने पर , इलायची का स्वामी , नीलामकर्ता द्वारा नमूने के रुप में निकाली गयी 
इलायची में से अति शेष इलायची वापस लेने के लिए हकदार होगा । 
( क ) नीलामकर्ता अपने द्वारा की गई सेवाओं के लिए कमीशन के रुप में , विक्रय कीमत का 
एक प्रतिशत से अधिक कमीशन प्रभारित नहीं करेगा । 
( ख) नीलामकर्ता, स्वामियों से जो अपनी इलायची नीलाम के लिए लाते हैं , उसे देय एक 
प्रतिशत कमीशन से अधिक कोई बट्टा या नकद या वस्तुरुप में संदाय अपने लिए या क्रेता 
की ओर से नहीं लेगा या स्वीकार नहीं करेगा । नीलामकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि स्वामी 
को , नीलाम में विक्रय की गई इलायची की संपूर्ण मात्रा का मूल्य प्राप्त हो । 
नीलामकर्ता प्ररुप ग में एक रजिस्टर रखेगा । 


3. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


JPART II - SEC. 3 (1)] 


नीलामकर्ता, नीलाम की तारीख से सात दिन के भीतर , प्ररुप ग में रखे गए रजिस्टर 
का उद्धरण, बोर्ड को भेजेगा | 
नीलामकर्ता, नीलाम से अगले दिन नीलाम की एक अग्रिम रिपोर्ट प्ररुप घ में भेजेगा । 
नीलामकर्ता किसी ऐसी संपदा के स्वामी से जिसने अपनी संपदा रजिस्ट्रीकृत न कराई हो 
या किसी ऐसे व्यवहारी से जिसने बोर्ड से अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं की है, इलायची के विक्रय 
के लिए बातचीत नहीं करेगा । 
जहां कोई नीलामकर्ता अपने कारबार को किसी दूसरे व्यक्ति को अन्तरित करता है, वहां 
अन्तरिती इलायची ( अनुज्ञापन और विपणन) नियम , 1987 के अधीन नई अनुज्ञप्ति प्राप्त 
करेगा । 
जहां अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाती है, वहां मूल अनुज्ञप्ति पर्यवसित हुई समझी जाएगी 
और यदि एक से अधिक व्यक्ति मृत व्यक्ति के वारिस होने का दावा करें तो वारिस या 
वारिसों में से प्रत्येक उसके लिए नई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए बोर्ड को आवेदन करेगा । 
प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, नीलामकर्ता के रुप में अपने कारखार के संबंध में , उसके द्वारा रखे गए 
सभी लेखाओं, रजिस्टरों, अन्य अभिलेखों को, बोर्ड के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा , जिसे इस 
निमित्त अध्यक्ष ने प्राधिकृत किया हो, मांग की जाने पर, निरीक्षण के लिए पेश करेगा । 
नीलामकर्ता प्रत्येक नीलाम की बाबत नीलाम की तारीख से 14 दिन के भीतर बोली 
लगानेवालों से शोध्य संदाय को वसूल करेगा और उन्हें नीलाम की तारीख से 21 दिन के 
भीतर उगानेवालों को संदाय करेगा । उगाने वालों और व्यापारियों से शोध्यों की बाबत 
जानकारी प्रत्येक नीलाम की बाबत बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी । 
नीलामकर्ता उगानेवालों द्वारा और अदावाकृत रकम को बैंक के पृथक खाते में रखेगा और 
प्रत्येक नीलाम की बाबत ब्योरें बोर्ड को सूचित करेगा । असमाधानप्रद कारणों के बिना 
अनुबंधित अवधि के भीतर उगानेवालों को शोध्यों का संदाय न किया जाना इन नियमों का 
अतिक्रमण है । 


10 . 


11 . 


प्रपत्र - ख 1 
(नियम 4 (3) देखिए ) 


व्यौहारी के रुप में अनुज्ञप्ति 

( अनन्तरणीय) 


अनुज्ञप्ति सं० ..... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


श्री / श्रीमती/मेसर्स.. 

......... को नीलाम में / सीधे कृषकों से 
इलायची का क्रय करने के लिए, नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत किया 
जाता है । 
यह अनुज्ञप्ति 31 अगस्त,... 

.. तक विधिमान्य है । 


1 . 


.. .. . 


प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर 


[ भाग II - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


शर्ते - 


1. 


ब्यौहारी , किसी ऐसी संपदा के स्वामी से जिसने अपनी संपदा का रजिस्ट्रीकरण 
नहीं कराया हो या ऐसे नीलामकर्ता से जिसे बोर्ड द्वारा अनुज्ञप्ति न दी गई हो , 
इलायची का क्रय नहीं करेगा | 
कोई ब्यौहारी, इलायची उत्पादकों या नीलामकर्ताओं से नकद या वस्तु रुप में , 
चाहे वह बट्टे के रुप में हो या कमीशन के रुप में , न तो किसी रकम की मांग 
करेगा और न स्वीकार करेगा । किसी नीलाम में भाग लेनेवाला कोई ब्यौहारी , 
लाटों में उसके द्वारा क्रय की गई इलायची की सम्पूर्ण मात्रा के लिए पूर्ण मूल्य का 
संदाय करेगा | 
प्रत्येक ब्यौहारी , प्ररुप ड. में एक रजिस्टर रखेगा । 
प्रत्येक ब्यौहारी, प्ररुप . च में एक मासिक विवरण इस प्रकार भेजेगा कि वह 
उसके पश्चातवर्ती मास के दसवें दिन या उससे पूर्व बोर्ड के पास पहुंच जाए । 
जहां कोई ब्यौहारी अपना कारबार अन्य व्यक्ति को अन्तरित करता है, वहां 
अन्तरिती नई अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा । 
जहां अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाती है, वहां मूल अनुज्ञप्ति पर्यवसित हुई समझी 
जाएगी और यदि एक से अधिक व्यक्ति मृत व्यक्ति के वारिस होने का दावा करते 
हैं , तो वारिस या वारिसों में से प्रत्येक नई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए बोर्ड को 
आवेदन करेंगे । 
प्रत्येक व्यौहारी , इलायची ब्यौहारी के रूप में अपने कारबार के संबंध में उसके 
द्वारा रखे जानेवाले सभी लेखाओं, रजिस्ट्रों अन्य अभिलेखों को बोर्ड के किसी 
ऐसे अधिकारी द्वारा , जिसे इस निमित्त अध्यक्ष ने प्राधिकृत किया हो , मांग की जाने 
पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा | 
ब्यौहारी नीलाम में क्रय किए गए इलायची के मूल्य नीलाम की तारीख से 14 दिन 
के भीतर, नीलामकर्ता को संदाय करेगा | अनुबंधित अवधि के भीतर क्रय मूल्य का 
संदेय न किया जाना इलायची ( अनुज्ञप्ति और विपणन ) नियम, 1987 का 
अतिक्रमण है । 
अनुज्ञप्ति का उत्तरवर्ती तीन वर्षों के लिए नवीकरण नहीं किया जाएगा यदि 
ब्यौहारी विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण करने की अवधि के दौरान कारबार के 
संव्यवहार करने में असफल रहता है या कोई नहीं विवरण प्रस्तुत करता है । 


8 . 


[ फा, सं . 7 /1 /2001 - ईपी ( कृषि - V ) ] 

एस. एस. कपूर, संयुक्त सचिव 


पाद टिप्पण : - मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग- 2 खण्ड 3, उप खण्ड ( i ) ,तारीख 
" 26 फरवरी, 1987 में प्रकाशित किए गए थे । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II --SK : 301 


- - - 


- - - - 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 13th September, 2002 
G .S .R . 645 ( E ).- - In exercise of the powers conferred by section 38 of the Spices Board Act, 1986 
( 10 ví 1960 ), ilio Central Government hereby makes the following aliandmonts to the Cardamom ( Licensing å 
Marketing ) Rules, 1987, namely : 


1. 


O) These Rules may be called the Cardamom (Licensing & Marketing) Amendment 

Rules, 2002 


(it ) 


They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . In the Cardamom (Licensing & Marketing) Rules, 1987, - 

() in iule 4 , for sub - rules (2 ) and ( 3 ), the foliowng sub - rule shall be substituted , 

namely - 


(2 ) Every application for, - 


(i) cardamom auction shallbe accompanied by a fee of five thousand rupees; 


( ii) cardamom dealership shallbe accompanied by a fee of one thousand rupees, 


either by cash or by a crossed demand draft or postal order drawn in favour of the Spices Board payable at Cochin . 


( 3 ) The Board may , if it is satisfied as to the suitability of the applicant issue a licence to him either in Form B 

or Form B1, as the case may be ".; 


(ii) for rule 5 , the following sub -rule shall be substituted , namely : 
" 5 . Renewal of Licences - (1 ) Any person desiring to renew his licence as auctioneer or dealer may submit his 

application to the Board accompanied by the fees as referred to in sub - rule (2 ) and in Form A so as to reach 
the Board on or before the 30th of June of the year in which the licence expires: 


Provided that the Board may entertain an application for renewal of licence up to the date of expiry of the 
licence on payment of an additional fee of Rs. 250/- for the delay of every month or part thereof in case of 
auctioneer licorice and an additional ice of Rs. 100 /- for delay of every month or part thereof in case of dealer 
licence . 


(2 ) Every app calion 107 18 :16val of a licence referred to in item ( 1 ) of sub - rule (2 ) of rule 4 shall be accompanied 

by a les 01: 


+ 


4 


li live thousand rupees where the average auction turn over does not exceed one crore rupees ; 


( 1) ten thousand rupees where the average auction turn over exceeds one crore rupees but does not exceed 

ten crore rupees, 


[ YTT II - 


453(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(iii) twenty- five thousand rupees where the average auction tum over exceeds ten crores rupees , 


in any three immediately preceding financial years , 


(3 ) Every application for renewal of licence referred to in item ( ii) of sub -rule (2 ) of rule 4 shall be 

accompanied by a fee of one thousand rupees "; 
(iii) For Form A , the following shall be substituted , namely: 


" FORM - A 
[See Rule 4 (1 ) and 5 ( 1) 


APPLICATION FOR ISSUE / RENEWAL OF LICENCE FOR 

AUCTIONEER / DEALER OF CARDAMOM 
1. Name of the person (in block letters) 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


2 . 


Address of principal / registered office 
Building No . 


Building Name 


Street 
City 


State 


Tel. 


IIIIIT PIN DIIIII 
TTTTTTTTTTTT 
TTTTTTTTTT 
TTTTTTTTTTTㄱ 
LILITI 11 | ILL ] 
CIIIIIIIIIII 


Mobile 


Fax 


Email 


Status 
(Please where 
appropriate ) 


Proprietorship | Private Limited Company 
Hindu Joint Family | Public Limited Company 

Partnership Public Sector (CentralGovt.) 
O co-operative Society Public Sector( State Govt.) 

Others specify 4 


• 


Strike out whichever is not applicable 


2890G2 / 02 -3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


_ Part II — Sec.302 


4 . 


Type of licence applied for 
(Please where appropriate ) 


Auctioneer 


I 


Dealer 


5 . 


IIIIIIIIII 


Full name and permanent address of the Proprietor/ partners/directors (Attach additional 
sheets where required ) 

Name 
Building No. 
Building Name 
City 

IITTIDPIN TITID 
State ㄷㄷㄷㅁ 
Tel. 

ㅍㅍㅁ 
Mobile 

Fax OIIIIIIIIIIT 
Emall 


DETAILS TO BE FILLED UP ONLY BY APPLICANTS FOR AUCTIONEER LICENCE 


(a ) 


(b ) 


Sales Tax Registration 

[ 

GSTTTTTTTTD 
(Attach self attested 
copy) 

Date of Issue TTTTTTTTT 
Place of issue IIIIIIIIII 
CST IIㅁ 
Date of issueIIIIIII 

Place of Issue IIIIIIIIII 
indicate whether the application is for 
renewal of the existing licence or for a new Renewal New 
licence (Please where appropriate ) 
If for renewal, indicate 
Licence No. 

| | | | | TTTTTT그 
Date of Issue 
Place of auction 
Place of auction CIIIIIIIIIII 
Day of auction 
Time of auction DIIIIIIIIIII 


[ YTT II - U 


30) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(d ) Answer only If the application is for renewal 
Quantity and value of cardamom auctioned during the preceding 3 years 
Year Quantity (MT) 

Value Rs. ! akhs 


(e) Indicate Category (Please v where appropriate ) 

Ic 
(A - avorage turn over above Rs. 10 crores B - average turn over Rs. 1. 10 crores, C - average turnover 
less than Rs. 1 croro ) 


Detalls of fee remitted 
Amount Rs. 

ID 
Mode of payment 

Cash 

O Demand Draft 
(Please v where 

appropriate ) 
(h) *** Demand Draft No. OIIIITID Date IIIII 

Name of the Bank 
If for new auctioneer licence , 
indicate : Place of auction MIIIIIIIIIIIII ) 

Day of auction IIIIIIIILI 
Time of auction IIIIIII 

Frequency IIIIIIIIIIIII 
Infrastructure available at the proposed place of auction (Please v where appropriate ) 
Godown 

Yes 

O No 
Capacity of godown (MT)DIIIIIII 
Auction Hall D Yes 

No 
Area of auction hall CIIIIIII 
Grading facility 

Yes 
Weighing machine 
Lot sample display board 
Tables /Chairs 
Auction details display board 
Computer facilities 

Yes 
(K ) Working capital available Rs . MT T 
(0) Capital Structure 

Authorised capital Rs. O 
Paid up CapitalRs . 

1 . LL LLLL 


Yes 


Yes 


DIDINI 을을을을을 


Yes 
Yes 


Authorised capitalB S 


I IHIIL 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II Sec. 30) 
DETAILS TO BE FILLED UP ONLY BY APPLICANTS FOR DEALER LICENCE 
(a ) Sales Tax Registration (GST T TTTTTTTTT 

(Attach self attested 
copy ) 

Date of issueTTTTTTTT7 
Place of issue IIIIIIIIII 


CST 


(b ) 


Date of issueIIIIIIII 

Place of issue 
indicate whether the application is for 
renewal of the existing licence or for a new Renewal 

New 
licence (Please where appropriate ) 
If for renewal, indicate 
Licence No . 


Date of issue 


Date of Issue 


DIIIIIII 


d ) 


Quantity and value of cardamom purchased and sold during the last three years 


Year 


Quantity (MT) 


Value Rs, Lakhs 


- 


Bank 


e ) Detalls of tee remitted 
Amount 

Rs.IIIIII 
Mode of payment O Cash 

O Demand Draft 
(Please where 
appropriate ) 
*** Demand Draft No. IIIIIII Date IIIII 
Demand Draft No . 

Date 
Bank CIIIIIII ] 
(h) Source of purchase ofcardamom (Please where appropriate 
Auctioneer O Grower 

Dealer 
(0) Storage facilities 
Address of godown CIIIIIIIIIII 

TTTIIN 


DIIIIIII ) PIN IIIID 
0 Capacity of godown(MT)OIIIIIIIII 


[ TT II - GU5 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


DECLARATION 


IMWe declare that the information given above are true to the best ofmy/ our knowledge and 
bollor and that Iwo shall abido by the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules , 1987, 
and any instructions given by the Board from time to time regarding the conduct of business . 


Place : 


Signature 


Date : 


Name 


Designation 


Note : 
1. Saparato application shall be made for each category of businos as auctioneer or dmalor 
2. Application not accompanied with the prescribed too will not be entertainod "; 

(lv ) for FORM B , the following shall be substituted ,namely : 


*FORM - B 


(See Rule 4 (3) 


LICENCE AS AUCTIONEER 


(Not Transferable ) 


Licence No. 


Smt/Shri/Mossts. 


is /are hereby authorised to carry on business in cardamom as auctioneer at................. subject to the conditions 
specified hereunder, 


The Licence is valid upto the 31st day of August .... 


Place : 
Date : 


Signature of Authorised Officer 


Conditions : 


The auctioneer shall conduct the auction at a place on a day and time specified by the Board , 


The auctioneer shall draw 500 grammes out of each lot of cardamom offered for sale as sample expose 350 
grammes out of it for bidders to examine the same at the place of auction four hours before the commencement 
of the auction and arculate the list indicating the quantity of each lot welght in grammes litre and the reserve 
price . A copy of the list shall be sent to the Board . 100 grammes of the sample shall be given to the highest 
bidder and the balance of 50 grammes sall be kept by the auctioneer in a sealed polythene bag for a period of 
seven days for verification in case of any dispute . On expiry of the said period or on settlement of the dispute, 
as the case may be , the owner, of the cardamom shall be entitled to receive back the cardamom remaining from 
the sample drawn by the auctioneer. 
(a ) The auctioneer shall not charge more than one percent of the sale price as commission for the services 
rendered by him ; 


2 . 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - Sec . 3 (1)] 


C 


oon 


V 


(b ) The auctioneer shall not take or accept for himself or on behalf of the purchaser any discount or paymentin 

cash or in kind from owners who bring their cardamom for auction over and above the one percent 
commission due to him . The auctioneer shall ensure the owner gets his value for the entire quantity of 

cardamom sold in the auction . 
The auctioneer shajimaintain a register in Form C . 
The auctioneer shall sent to the Board an extract of the register maintained in Form C within seven days from 
the date of auction . 
The auctioneer will sent an advance report of the auction on the next day of auction in Form D . 
The auctioneer shall not negotiate sale of cardamom with an estate owner who has not registered his estate or 
dealer who is not licensed by the Board . 
Where auctioneer transfers his business to another person , the transferee shall obtain a fresh licence under the 
Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987 . 
Where a licensee dies, the original licence shall be deemed to have been terminated and ifmore persons than 
one daim to be heirs of the deceased, the heir of each of the heirs shall apply to the board for the issue of a 
fresh licence for the same. 
Every licensee shall produce on demand for inspection by any officer of the Board authorised in this behalf by 
the Chairman , all accounts, registers and othe records kept by him in connection with his business as an 
auctioneer. 
Auctioneer shall in respect of each auction recover payment due from bidders within 14 days from date of 
auction and shall pay the growers within 21 days from the date of auction. The information regarding dues to 
growers and from traders shall be furnished to the Board in respect of each auction . 
The auctioneers may keep any unclainied amountby the growers in a separate account in the Bank and details 
intimated to the Board in respect of each auction . Nonpayment of dues to growers within the stipulated period 
without satisfactory reasons is violation of these rules. 


O 


FORM B1 


(See Rule 4 (3)] 


LICENCE AS DEALER 


(Not Transferable ) 


Licence No........ 


Shri/Smt/Messrs. 

.. .... is/are hereby authorised to purchase cardamom in auction 
purchase cardamom directly from growers subject to the conditions specified hereunder 


This licence is valid upto the 31st day ofAugust . 


Signature of Authorised Officer 


[ YTT II — 11053 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


CONDITIONS 


( 1) The dealer shall not purchase cardamom from an estate owner who has not registered his estate or from an 

auctioneer who has not been licensed by the Board 


(2 ) No dealer shall solicit or accept any amount in cash or kind from cardamom producers or auctioneers , whether by 

way of discount or commission . A dealer participating in an auction shall pay full value for the entire quantity of 
cardamom in the lots purchased by him . 


( 3) Every daster shall maintain a register in Form E . 


( 4) Every dealer shall send a monthly return in Form F so as to reach the Board on or before the 10th day of the 

succoodingmonth . 


(5 ) Where the dealer transfers his business to another person the transferee shall obtain a fresh licence . 


(6 ) Where a licensee des, the original license shall be deemed to have been terminated and if more persons than one 

daim to the heirs of the deceased the heirs or each of the heirs shall apply to the Board for the issue of a fresh 
licence for the same 


( ) Every dealer shall produce on demand for inspection by any officer of the Board authorised in this behalf by the 

Chairman , all accounts, registers and other records kept by him in connection with his business as cardamom 

dealer. 
(8 ) The dealers shall pay the auctioneers the value of the cardamom purchased In respect of an auction within 14 days 

time from the date of auction . Non payment of the purchase value within the stipulated period is violation of 

Cardamom (Licensing and Marketing ) Rules, 1987 . 
(9 ) The licence will not be renewed , for succeeding period of three years if the dealer fails to transact any business or 

submit Nill returns during the period ofholding a valid licence . 


[F.No. 7/1/2001-EP ( Agri.- V )] 

S. S. KAPUR , Jt . Secy. 


Foot Note : 


The principal rules wore publishod in the Gazotto of India , Part II , section , 3 , 
sub - section (1), Extra ordinary dated 26 " February 1987 . 


Printed by the Manager, Govt, of India Pron , Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


